निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 27 


13 आषाढ़ 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

4 जुलाई 2012 ( ई ० ) 
विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-11 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

12-12 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

13-13 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


14-14 


2 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 

सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 जून 2012 
सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2387 / वा ० कर — श्री अयोध्या पासवान , वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी कटिहार अंचल, कटिहार के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2388 / वा ० कर — श्री राजीव कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त , सारण अचंल, सारण को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी बेतिया अंचल, बेतिया के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो०-34-03 / 2012-2389 / वा ० कर — श्री रामजी प्रसाद शर्मा, वाणिज्य कर उपायुक्त , मुजफ्फरपुर पूर्वी 
अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी पटना उत्तरी 
अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2390 / वा 0 कर — श्री मार्कण्डेय ओझा, वाणिज्य कर उपायुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2391 / वा 0 कर — श्री नारायण प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर उपायुक्त, गया अन्वेषण ब्यूरो, 
गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रभारी डोभी जाँच चौकी के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2392 / वा 0 कर — श्री सुरेश प्रसाद, वाणिज्य - कर उपायुक्त , अंकेक्षण भागलपुर को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी सिवान अंचल , सिवान के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2393 / वा ० कर — श्री अशोक कुमार शर्मा, वाणिज्य कर उपायुक्त, गया अंचल, गया को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त , अंचल प्रभारी पटना पश्चिमी अंचल, पटना के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2394 / वा 0 कर — श्री छोटे लाल बैठा , वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण भागलपुर को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त, अंकेक्षण मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता 


है । 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2395 / वा 0 कर — श्री बिनोद पाठक , वाणिज्य कर उपायुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, प्रशिक्षण कोषांग , मुख्यालय पटना के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2396 / वा ० कर — श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया , वाणिज्य - कर उपायुक्त , बक्सर अंचल , 
बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो , पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2397 / वा 0 कर — श्री बजरंगी प्रसाद , वाणिज्य कर उपायुक्त, सीवान अंचल, सीवान को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी सारण अंचल, सारण के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2398 / वा ० कर — श्री अनिल कुमार दास, वाणिज्य कर उपायुक्त, फारबिसगंज अंचल , 
फारबिसगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी दालकोला जाँच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2399 / वा ० कर — श्री बैधनाथ प्रसाद , वाणिज्य कर उपायुक्त , शाहाबाद अंचल, शाहाबाद 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त , अन्वेषण ब्यूरो तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2400 / वा 0 कर — श्री अशोक कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त, जलालपुर जाँच चौकी को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त, अंकेक्षण गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


पद 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


3 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2401 / वा 0 कर — श्री जीवन अग्रवाल, वाणिज्य - कर उपायुक्त , सम्प्रति अवर सचिव वित्त 
विभाग , बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त , अंचल प्रभारी, गांधी मैदान 
अंचल , गांधी मैदान, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2402 / वा ० कर — श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य - कर उपायुक्त, अंकेक्षण गया को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी कर्मनाशा जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2403 / वा 0 कर — श्री रसूल गुलाम खातमी, वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी जलालपुर 
जॉच चौकी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण भागलपुर के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2404 / वा ० कर — श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद 
अंचल , औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी शाहाबाद 
अचंल , शाहबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2405 / वा ० कर — श्री विश्वकान्त तिवारी , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गांधी मैदान 
अंचल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , तिरहुत प्रमंडल , 
मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2406 / वा ० कर — श्री नन्द किशोर राज, वाणिज्य- कर सहायक आयुक्त, कदमकुआँ 
अंचल , कदमकुओं को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी भभुआ 
अचंल , भभुआ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2407 / वा ० कर — श्री सज्जन कुमार रूंगटा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मधुबनी 
अंचल, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अचंल , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2408 / वा ० कर — श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , मधुबनी अंचल, 
मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी झंझारपुर अचंल, 
झंझारपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2409 / वा 0 कर — श्री विनोद कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल , 
नवादा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी मुंगेर अंचल , मुंगेर के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2410 / वा 0 कर — श्री कुमार आनन्द प्रकाश , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
विशेष अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी सहरसा 
अंचल , सहरसा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2411 / वा 0 कर — श्री विजयमल प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर 
अन्वेषण ब्यूरो को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अचंल, पटना 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2412 / वा 0 कर — श्री विश्वनाथ गुप्ता, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, 
समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी बक्सर अचंल , 
बक्सर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2413 / वा 0 कर — श्री नागेन्द्र चौधरी , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, कर्मनाशा जाँच 
चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2414 / वा ० कर श्री नागेश्वर राम, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी तेधड़ा 
अंचल , तेधड़ा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2415 / वा 0 कर — श्री अक्षयकान्त झा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल , 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना विशेष अंचल , पटना के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2416 / वा 0 कर श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसाद , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना 
सिटी पश्चिमी अंचल , पटना सिटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
पश्चिमी अचंल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2417 / वा ० कर — श्रीमती सुनीता कुमारी, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गांधी मैदान 
अचंल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , अंकेक्षण पटना के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2418 / वा 0 कर — श्री शैलेन्द्र कुमार, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , गया अंचल , गया 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अचंल, मुजफ्फरपुर के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2419 / वा 0 कर — श्री राजेश कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी 
अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अचंल , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2420 / वा 0 कर — श्री संतोष कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण भागलपुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अचंल, पटना सिटी 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2421 / वा 0 कर — श्री किशोर कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , बेगुसराय 
अंचल, बेगुसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अचंल , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2422 / वा 0 कर — श्री सुरेश चौधरी, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल, 
बेगुसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो , पटना पूर्वी 
प्रमंडल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2423 / वा 0 कर — श्री सहदेव रजक, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, 
सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण भागलपुर , भागलपुर के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2424 / वा ० कर — श्री सदरूलओला खाँ , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी बिहारशरीफ 
अचंल के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2425 / वा 0 कर — श्री अरूण कुमार वर्णवाल, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना 
उत्तरी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी, नवादा 
अंचल, नवादा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2426 / वा ० कर — श्री उमेश कुमार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी 
अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, जलालपुर जॉच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2427 / वा 0 कर — श्री सुभाष चन्द्र झा , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी 
अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, कर्मनाशा जॉच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2428 / वा 0 कर - श्री प्रीतम कुमार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , दरभंगा अचंल, 
दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, डोभी जॉच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2429 / वा ० कर श्री उपेन्द्र प्रसाद , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , सहरसा अंचल, 
सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , डोभी जॉच चौकी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2430 / वा ० कर — श्री चन्दन कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , रजौली जाँच चौकी 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , डोभी जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2431 / वा ० कर - श्री रामजी रविदास , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, कर्मनाशा जॉच चौकी के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2432 / वा 0 कर — श्री शिवशंकर, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी, मधुबनी 
अंचल, मधुबनी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2433 / वा 0 कर — श्री सुनील कुमार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , भभुआ अंचल , 
भभुआ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी जलालपुर जॉच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2434 / वा 0 कर — श्री गिरजानन्द दास , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, तेधड़ा अंचल , 
तेधड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, कर्मनाश जाँच चौकी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


5 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2435 / वा कर — श्री शंकर कुमार मिश्र, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , बेतिया अंचल, 
बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी दरभंगा अचंल , 
दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2436 / वा 0 कर – श्रीमती सरिता सिन्हा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गया अन्वेषण 
ब्यूरो, गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण 

मुजफ्फरपुर 

के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2437 / वा ० कर -श्री रामाधार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी मुंगेर अंचल , 
मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2438 / वा 0 कर — श्री सौरभ कुमार सिंह, वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जॉच 
चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2439 / वा ० कर -श्री दीपक राज, वाणिज्य कर पदाधिकारी , पटना पश्चिमी अंचल, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , कर्मनाशा जाँच चौकी के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2440 / वा ० कर -श्री राम प्रवेश सहनी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी अंचल, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, डोभी जॉच चौकी के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2441 / वा 0 कर — डा 0 मदन कुमार चौधरी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, सीतामढ़ी अंचल , 
सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ अचंल के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2442 / वा 0 कर — श्री राजेशपति त्रिपाठी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मधेपुरा अंचल , 
मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कर्मनाशा जॉच चौकी के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2443 / वा ० कर श्री फिरोज आलम , वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुगेर अंचल , मुंगेर को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , कर्मनाशा जॉच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2444 / वा 0 कर — श्री नरेश कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कर्मनाशा जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2445 / वा ० कर श्री सुरेन्द्र कुमार , परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कर्मनाशा जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2446 / वा 0 कर — श्री कृष्ण कान्त यादुवेन्दु, वाणिज्य - कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ 
अचंल , बिहारशरीफ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कर्मनाशा जाँच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2447 / वा ० कर — श्री रवीन्द्र कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, बगहा को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2448 / वा ० कर — श्री क्यामुल हक अंसारी, वाणिज्य - कर पदाधिकारी, मधुबनी अंचल , 
मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2449 / वा 0 कर — श्री अखिलेश कुमार मिश्र, परिक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दालकोला जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2450 / वा 0 कर — श्री मनीष कुमार बिहारी, परिक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2451 / वा ० कर — श्री मजीद अहमद, परिक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2452 / वा ० कर — श्री आमिर नैय्यर , परिक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2453 / वा ० कर — श्री हरेन्द्र कुमार मांझी, परिक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


6 


बिहार गजट, 4 जुलाई 2012 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2454 / वा 0 कर — श्री गोपाल प्रसाद , वाणिज्य कर पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल, 
झंझारपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2455 / वा ० कर — श्री देवानन्द शर्मा, वाणिज्य कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल, दरभंगा 
को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2456 / वा 0 कर — श्री कुमार शैलेन्द्र, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, डोभी जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2457 / वा ० कर — श्री ओम प्रकाश सिन्हा, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, रजौली जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2458 / वा ० कर -श्री राम प्रकाश सिन्हा, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी , को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , रजौली जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2459 / वा 0 कर — श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, रजौली जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2460 / वा ० कर श्री राजीव रंजन प्रसाद, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी , को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, रजौली जॉच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2461 / वा ० कर — श्री मनोज कुमार साह, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, रजौली जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2462 / वा ० कर -श्री मुस्तर अकरम, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , रजौली जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2463 / वा0 कर — श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, जमुई को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दालकोला जाँच चौकी के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2464 / वा ० कर — श्री अमर नाथ चौधरी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, दरभंगा अचंल, 
दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दालकोला जाँच चौकी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2465 / वा 0 कर — श्री नवीन कुमार , वाणिज्य कर पदाधिकारी , झंझारपुर अंचल , झंझारपुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, दालकोला जॉच चौकी के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2466 / वा ० कर — श्री विकास कुमार पाण्डेय, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दालकोला जाँच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2467 / वा 0 कर — श्री राजीव कुमार झा , परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी, को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जलालपुर जॉच चौकी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2468 / वा 0 कर — श्री मोहन कुमार, वाणिज्य - कर पदाधिकारी, अन्वेषण बयूरो, गया को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2469 / वा ० कर — श्री रामस्वारथ राय, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, बगहा के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2470 / वा ० कर श्री सुग्रीव महतो, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, कैमुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2471 / वा 0 कर — श्री राम बाबू सिंह, वाणिज्य - कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, गया अंचल, गया के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2472 / वा 0 कर— श्री रंजीत कुमार रजक , परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, रक्सौल अचल, रक्सौल के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2473 / वा 0 कर - श्री दिनेश प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर पदाधिकारी बक्सर अंचल, बक्सर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


बिहार गजट, 4 जुलाई 2012 


7 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2474 / वा 0 कर — श्री मणिन्द्र कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी कदमकुआँ अंचल को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना उत्तरी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2475 / वा 0 कर — श्री प्रशांत कुमार झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी पटना सिटी पूर्वी 
अंचल, पटना सिटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, 

दानापुर अंचल , 

दानापुर 

के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2476 / वा ० कर श्री मो 0 शाहिक , वाणिज्य कर पदाधिकारी दानापुर अंचल , दानापुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, हाजीपुर अचंल , हाजीपुर के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2477 / वा 0 कर - श्री राजेश कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर पदाधिकारी बाढ़ अंचल , बाढ़ 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना मध्य अंचल, पटना के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2478 / वा 0 कर — श्री राज कुमार पण्डित , वाणिज्य कर पदाधिकारी सासाराम अंचल , 
सासाराम को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, सीमामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2479 / वा 0 कर — श्री नन्द कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर पदाधिकारी औरंगाबाद अचंल , 
औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , पटना उत्तरी अचंल, पटना के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2480 / वा ० कर — श्री दीपक कानन, वाणिज्य कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अचंल, 
मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल , झंझारपुर के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2481 / वा 0 कर — श्री रश्मि कुमार सिंह, वाणिज्य कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी 
अंचल , मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, हाजीपुर अचंल, हाजीपुर के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2482 / वा 0 कर — श्री दीपक कुमार सेन गुप्ता, वाणिज्य कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर 
पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2483 / वा ० कर — श्री अभिक अवतंश, वाणिज्य कर पदाधिकारी हाजीपुर अचंल, हाजीपुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2484 / वा 0 कर श्री अनुप कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी हाजीपुर अचंल, हाजीपुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2485 / वा 0 कर — श्री अनिल कुमार विद्यार्थी, वाणिज्य कर पदाधिकारी हाजीपुर अचंल , 
हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, गांधी मैदान अंचल, पटना के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2486 / वा 0 कर — श्री राज किशोर प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी रक्सौल अंचल, 
रक्सौल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल, दरभंगा के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2487 / वा 0 कर श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , वाणिज्य कर पदाधिकारी बेतिया अंचल , 
बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, हाजीपुर अचंल , हाजीपुर के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2488 / वा ० कर — श्री जलेश्वर प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी बगहा अंचल, बगहा को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कदमकुआँ अंचल , कदमकुआँ के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2489 / वा ० कर — श्री शिवेन कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ एवं अतिरिक्त प्रभार अन्वेषण 
ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के पद पर नियुक्त किया जाता है 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2490 / वा 0 कर — श्री अमरनाथ सिंह, वाणिज्य कर पदाधिकारी समस्तीपुर अचंल, 
समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , सहरसा अंचल , सहरसा के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 


8 

बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 
सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2491 / वा 0 कर — श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी, वाणिज्य कर पदाधिकारी कटिहार अचंल, 
कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2492 / वा ० कर — श्री इन्द्र नारायण झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी किशनगंज अचंल , 
किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल , कटिहार के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2493 / वा 0 कर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वाणिज्य कर पदाधिकारी जमुई अचंल , 
जमुई को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल , मुजफ्फरपुर के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 
सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2494 / वा ० कर -श्री महंत बैठा , वाणिज्य कर पदाधिकारी जमुई अचंल , 

जमुई 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, गया अंचल, गया के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2495 / वा 0 कर — श्री तेज कुमार कुजुर, वाणिज्य कर पदाधिकारी अन्वेषण ब्यूरो गया 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल , दरभंगा के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2496 / वा ० कर — श्री एस0 एस0 इरशाद आरिफ , परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी 
को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2497 / वा 0 कर — श्री कृष्ण कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्रा अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2498 / वा 0 कर — श्री यतीन कुमार सुमन, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2499 / वा 0 कर — श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी 
को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्रा अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2500 / वा ० कर — श्रीमती रीता सिंह, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2501 / वा 0 कर – श्रीमती गायत्री कुमारी आर्या, परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मधुबनी अंचल , मधुबनी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2502 / वा ० कर — श्री अजिताभ मिश्रा, वाणिज्य कर पदाधिकारी शाहाबाद अचंल, आरा 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल , पटना सिटी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-2503 / वा ० कर — श्री सुनील कुमार जयसवाल , वाणिज्य - कर पदाधिकारी बिहारशरीफ 
अचंल , बिहारशरीफ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , केन्द्रीय 
प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो ० शमीम , उप - सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

15 जून 2012 
सं ० भा.व.से. ( स्था .)(2) 21 / 1998-1838 / प.व - भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 20019/01/2000 
आई.एफ.एस.- II , दिनांक 22.12.2000 द्वारा निर्गत दिशा -निर्देश के आलोक में भारतीय वन सेवा के वरीय वेतनमान में प्रोन्नत 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कंडिका -4 में अंकित तिथि से भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि 
(Junior Administrative Grade) वेतनमान 15600-39100 / - ग्रेड पे 7600 में प्रोन्नति दी जाती है । 
क्र . पदाधिकारी का नाम 

आवंटन वर्ष 

कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि में प्रोन्नति की तिथि 
2 

4 
1 . श्री गोपाल सिंह 2003 

01.01.2012 
श्री एस. चन्द्रशेखर 

2003 

01.01.2012 
2. इस आदेश का इनकी आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


1 


3 


2 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


9 


कृषि विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 जून 2012 
सं० 3264 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / ए0 जी0-01 / 2010-1718 दिनांक 26 मार्च 2012 में आंशिक संशोधन करते 
हुए श्री सुशील कुमार वि ० कृ ० से ०, कोटि -3 (रसायन), वर्ग-2 को सहायक मिट्टी रसायनज्ञ, केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, पटना 
के पद पर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है । 
प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान, संयुक्त सचिव । 


25 जून 2012 
सं ० 1 / ए ० जी०-12 / 2012-3390 — बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तारित करते हुए उनके 
नाम के सामने स्तंभ -5 में अंकित पद एवं स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम ग्रेड कोटि स्थानान्तरित पद एवं स्थान 

अभ्युक्ति 


क्र ० 


1 


3 


4 


5 


6 


1 


I 


1 ( शष्य ) 


संयुक्त कृषि निदेशक (शिक्षा), 

बिहार, पटना । 


अपने ही वर्तमान में । 


2 


1 ( शष्य ) 


संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा 

प्रमंडल, दरभंगा । 


तदैव 


3 


I 


1 ( शष्य ) 


संयुक्त कृषि निदेशक , भागलपुर 

प्रमंडल, भागलपुर । 


तदैव 


4 


1 ( शष्य ) 


संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार ), 

बिहार, पटना । 


तदैव 


- 


5 


I 


1 ( शष्य ) 


संयुक्त कृषि निदेशक, सारण 

प्रमंडल , छपरा । 


तदैव 


2 
श्री शंकर कुमार चौधरी, संयुक्त 
कृषि निदेशक , दरभंगा प्रमंडल, 
दरभंगा 
मो ० नईम अशरफ , 
जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया । 
श्री लक्ष्मीकान्त साह, 
संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), 
बिहार, पटना । 
श्री जगदेव राम , 
संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर 
प्रमंडल, भागलपुर । 
श्री विजेन्द्र चौधरी, 
संयुक्त कृषि निदेशक ( उपादान ), 
बिहार, पटना । 
श्री नवीन कुमार, 
सहायक कृषि निदेशक (रसायन ), 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
श्री दिनेश प्रसाद, 
उप कृषि निदेशक ( जूट), समस्तीपुर 
श्री सुधीर कुमार, 
जिला कृषि पदाधिकारी, 
वैशाली 
श्री रवीन्द्र सिंह , 
जिला कृषि पदाधिकारी , समस्तीपुर 

श्री रामकिशोर राय, 
जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी 
श्री ओंकारनाथ सिंह , 
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर पूर्वी । 
श्री शैलेश कुमार, 
जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम 
चम्पारण, 

बेतिया 


तदैव 


6 


II 


1 ( शष्य ) 


जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया । 


तदैव 


7 


II 


1 ( शष्य ) 


जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली । 


8 


II 


1 ( शष्य ) 


तदैव 


जिला कृषि पदाधिकारी , 

लखीसराय । 
जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, 

आरा । 


9 


II 


1 ( शष्य ) 


तदैव 


10 


II 


1 ( शष्य) 


परियोजना निदेशक, आत्मा , अररिया 


तदैव 


11 


II 


1 (शष्य ) 


जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम 

चम्पारण , बेतिया । 


तदैव 


12 


II 


1 ( शष्य ) 


उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी), 

बिहार, पटना । 


तदैव 


10 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


ग्रेड 


कोटि 


स्थानान्तरित पद एवं स्थान 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


अपने ही वेतनमान 


13 


II 


1 ( शष्य ) 


जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर 


में । 


14 


II 


1 ( शष्य) 


उप कृषि निदेशक (बीज ), बिहार , 

पटना । 


तदैव 


15 


II 


1 ( शष्य ) 


अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बेनीपट्टी 

(मधुबनी) 


अपने ही वेतनमान 


16 


II 


परियोजना निदेशक , आत्मा , 

नालंदा । 


1 ( शष्य ) 


में । 


17 


II 


श्री संतोष कुमार उत्तम , 
सहायक कृषि निदेशक ( सूचना), 
बिहार, पटना । 
श्री समीर कुमार, 
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी , बेनीपट्टी 
( मधुबनी) । 
श्री संजय 

कुमार 

सिंह , 
उप कृषि निदेशक ( सांख्यिकी), 
बिहार, पटना । 
श्री बृजमोहन प्रसाद जोशी , 
जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, 
बाँका । 
श्री कृष्णकान्त झा , 
जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर , 
आरा । 
श्री विभू विद्यार्थी, 
जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय 
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, 
जिला उद्यान पदाधिकारी, गया । 
श्री अशोक कुमार जायसवाल, 
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ( सा ०), 
शेखपुरा । 
श्री रणधीर कुमार सिंह, 
जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, पिपरा कोठी , 
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) । 
श्री सुभाषचन्द्र , 
उप परियोजना निदेशक , आत्मा , 
खगडिया । 


1 ( शष्य ) 


जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी 


तदैव 


18 


II 


1 ( शष्य ) 


तदैव 


19 


II 


1 ( शष्य ) 


तदैव 


परियोजना निदेशक , आत्मा , 

औरंगाबाद । 
जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर, 

भभुआ । 
प्रशासी - सह - लेखा पदाधिकारी, 

कार्यालय संयुक्त कृषि 
निदेशक , पटना प्रमंडल । 


20 


II 


1 ( शष्य ) 


21 


II 


1 ( शष्य ) 


कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, 

पूर्णियाँ । 


22 


II 


1 ( शष्य ) 


अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, 

अररिया । 


23 


II 


1 (शष्य ) 


सहायक निदेशक कृषि विपणन 

( पाट), पूर्णियाँ । 


अधिसू० सं ० 7443 
दि 016.11.11 को 

आंशिक रूप से 
संशोधित करते हुए । 


24 


II 


1 ( शष्य ) 


सहायक कृषि निदेशक ( योजना), 
कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक , 

पटना प्रमंडल, पटना । 
परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, 

पूर्णियाँ पूर्व । 


25 


II 


1 ( शष्य ) 


श्री चन्द्रशेखर चौधरी, 
परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, 
पीरो, भोजपुर । 
श्री प्रकाश कुमार , 
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बेनीपुर , 
दरभंगा । 
श्री भूपेन्द्र चौधरी, 
जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक , जिला कृषि 
प्रक्षेत्र, मुशहरी ( मुजफ्फरपुर ) 
श्री नवेन्दु कुमार, 
भूमि संरक्षण अभियंता, भूमि संरक्षण 
निदेशालय , बिहार, पटना । 
श्री विपिन 

कुमार, 
सहायक नियंत्रक (माप - तौल ), 
औरंगाबाद । 
श्री देवचन्द्र मिश्र, 
जिला योजना एवं मूल्यांकन 
पदाधिकारी, जिला कृषि कार्यालय, 
जमुई । 


26 


II 


2 ( अभियंत्रण ) 


अपने कार्यों के 
अतिरिक्त । 


27 


II 


8 (माप -तौल ) 


उप निदेशक, भूमि संरक्षण , पटना 
परिकम, पटना का अतिरिक्त प्रभार । 

अधीक्षक, केन्द्रीय 
प्रयोगशाला, माप - तौल, मुख्यालय, 

पटना । 
सहायक कृषि निदेशक ( योजना), 
कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, 
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर । 


28 


II 


9 ( सांख्यिकी) 


बिहार गजट, 4 जुलाई 2012 


11 


- 


2. उपर्युक्त कमांक -3, कमांक -20 से 25 एवं 27 से 28 पर अवस्थित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके 
अभ्यावेदन के आधार पर हुआ है, अतएव इन्हें कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा । 
संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को तुरंत के प्रभाव से विरमित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०)-असष्ट, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 50- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कृषि विभाग 


शुद्धि - पत्र 

20 जून 2012 
सं 0 01 / ए0 जी 0 01 / 2010-3263 / कृ ० — विभागीय अधिसूचना संख्या 1718, दिनांक 26 मार्च 2012 के क्रमांक 11 पर 
स्थित पदाधिकारी के संमुख स्तंभ 4 में अनुदेशक ( शष्य), पटना के स्थान पर अनुदेशक ( शष्य), कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, 
पटना प्रमंडल, पटना पढ़ा जाए । 
शेष तथ्य यथावत रहेगा । 

आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान , 

संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


w 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 969 — मैं गौरव कुमार सिंह , पे०- श्री धीरेन्द्र कुमार, उम्र करीब. 27 वर्ष (15.02.1986 ) , साकिन मंझौल टोला 
पचमहला , थाना - चेरियावरियारपुर , जिला -बेगूसराय , धर्म से इकरार करता हूँ कि गौरव कुमार सिंह एवं गौरव मेरा ही नाम है । मेरे किसी 
भी दस्तावेज में पहले वाला नाम गौरव नहीं होकर गौरव कुमार सिंह ही होगा । 


गौरव । 


No. 1041 - I Deepika Sahay, D/ O Sri Dinesh Kishore, R/ o House No.19, " Kanti Kutir " 
Gokul Marg, North S.K. Puri, P.S.- S.K. Puri, Patna, Bihar, decleare that I have changed my 
name from Deepikato Deepika Sahay vide Affidavit No. 608 dt. 18-6-2011. 


DEEPIKA. 


No. 1042 — I Deepali Sahay , D /O Sri Dinesh Kishore, R /o House No.19 , " Kanti Kutir" 
Gokul Marg , North S.K. Puri , P.S.- S.K. Puri, Patna, Bihar, decleare that I have changed my 
name from Deepali to Deepali Sahay vide Affidavit No.607 dt. 18-6-2011. 


DEEPALI. 


No. 968 — I, Jasbir w/ o Harmeet Singh, 3/302 New Patliputra Colny, Patna will be known as 
Jasbir Saluja vide affidavit no . 1602 dated 01-06-2012 . 


JASBIR. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 4 जुलाई 2012 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

15 जून 2012 
सं० बि.व.से. ( आ ) 21 / 2005-1833 / प.व.— श्री राधाकान्त कुमार, बि.व.से., तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया 
वन प्रमंडल अररिया सम्प्रति परियोजना निदेशक , डी.पी.ए.पी., ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित , 
विभागीय अधिसूचना संख्या 1523 दिनांक 30.5.2005 के आलोक में निलंवित एवं अधिसूचना संख्या 2872 दिनांक 09.9.2005 के 
द्वारा निलंवन से मुक्त किये गये हैं , को उनके निलंवन अवधि (दिनांक 30.5.2005 से 09.9.2005 तक ) में पूर्ण वेतन ( मूल वेतन + 
मंहगाई भत्ता) स्वीकृति किया जाता है । 

2. निलंवन अवधि के दौरान श्री कुमार को भुगतान की गई जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया 


जायगा । 


3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


